निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 1018 ) पटना , मंगलवार , 21 दिसम्बर 2021 


7 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


- 


गृह जिला 


अधिसूचना 

17 दिसम्बर 2021 
सं ० 03 / स्था 0 रा 0 अ 0 ( 64 वीं नियुक्ति ) -22 / 2021-439 ( 3 ) / रा 0 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 
64 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित 
अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल -7 ( ₹ 44,900-1,42,400 ) में राज्य सरकार द्वारा समय - समय 
पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त 

किया जाता है 
क्र ० अनुक्रमांक नाम , पिता / पति का 

जन्म तिथि मेधा मूल 

आयोग 
सं ० नाम एवं स्थायी पता 

क्रमांक आरक्षण द्वारा 
कोटि आवंटित अभ्युक्ति 

आरक्षण 

रोस्टर 
3 4 

6 
श्री अमरजीत 
पिता - श्री अवधेश 
प्रसाद , पता - चौधरी 
कॉलोनी , नईसराय , 

05 

01 
1 276615 

नालन्दा 25.01.92 184 
पो + थाना - बिहारशरीफ , 

पिछडा वर्ग 

सामान्य 
जिला नालन्दा , 
पिन -803101 


1 


2 


5 


7 


8 


9 


- 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 दिसम्बर 2021 


01 


2 


287767 


पटना 


21.03.88 


306 


01 
सामान्य 


सामान्य 


श्री वत्सांक 
पिता- श्री श्रीधर मिश्र , 
पता - व्यास नगर बी 0 , 
पो 0 - आशियाना नगर , 
थाना - राजीव नगर , 
राजाबाजार , पटना , 
बिहार पिन -800025 

श्री अबिनाश कुमार 
पिता श्री दिलीप कुमार , 
ग्राम + पो ० - सोनमा , 

थाना - बखरी , 
जिला - बेगूसराय , बिहार , 

पिन -800011 


3 


283494 


बेगूसराय 


03.04.89 


380 


05 
पिछडा वर्ग 


01 
सामान्य 


श्री रजनीश पटेल 
पिता - श्री अरविन्द 

प्रसाद , 
ग्राम + पो ० - भतहर , 
जिला - नालन्दा , बिहार , 

पिन -801307 


4 


291802 


नालंदा 


26.12.93 


519 


05– 
पिछडा वर्ग 


01 
सामान्य 


श्री सतेन्द्र कुमार 


LO 


178366 


पिता श्री सीताराम 
प्रसाद , पता- मकान 
सं0-004-0566 

( गिरिजा निवास ) , 
मालगोदाम , पटेल नगर , 

जिला - नवादा , 
पिन -805110 


नवादा 


03.01.93 


524 


04 - अत्यन्त 04 - अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग 


। 


01 
सामान्य 


6 


443050 


सुपौल 


22.03.91 


01 
सामान्य 


563 


( FFD ) 


7 


549048 


श्री स्नेह सेतु 
पिता - श्री अनिल कुमार 
सिंह ( आई ० पी ० एस ० ) , 
ग्राम - गढ़ बरूआरी 

थाना - सुपौल , 
जिला - सुपौल , 

पिन -852110 
श्रीमती केशिका कुमारी 
पिता - श्री शिव शंकर 

मिश्रा , 
ग्राम + पो 0 - राजेश्वरी , 

थाना छातापुर , 
जिला - सुपौल , बिहार , 

पिन -852214 
सुश्री मोनिका पटेल 
पिता श्री चन्द्र नाथ 
भाई पटेल , ग्राम – चानो , 

पो ० - उचाघना , 
थाना - बिष्णुगढ़ , 
जिला हजारीबाग , 
झारखण्ड , पिन -825312 


सुपौल 


23.03.87 


676 


01 
सामान्य 


01 - 
सामान्य 


01 


8 


384162 


हजारीबाग , 
झारखाण्ड , 


27.03.91 


688 


01 
सामान्य 


सामान्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 दिसम्बर 2021 


3 


, 


श्री गौरव कुमार 


नालन्दा 


07.01.95 


846 


04 

04– 
अत्यन्त अत्यन्त 
पिछडा वर्ग | पिछडा वर्ग 


गोपालगंज 


14.01.94 


865 


01 
सामान्य 


01 – 
सामान्य 


मधुबनी 


12.12.91 


992 


04– 

04 
अत्यन्त अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग 


05– 

05 
पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग 


पटना 


19.02.92 


1126 


पिता श्री लाल किशोर 

प्रसाद , मकान सं0-6 
9 333682 ग्राम – केरुआ , 

पो 0 - तेतरावाँ , 
जिला - नालन्दा , 
पिन -803101 
सुश्री पिंकी राय 
पिता श्री सभा राय , 

ग्राम सेमरिया टोला 
10 536045 बैसिया , पो 0 - सेमरिया , 

थाना कटेया , 
जिला - गोपालगंज , 

पिन -841441 
सुश्री नीलम राज 
पिता रामचन्द्र साह , 

द्वारा - मुकेश ड्रग्स 
11 216066 एजेन्सी , तिलक चौक , 

वार्ड नं0-06 , 
जिला - मधुबनी , 

पिन -847211 
सुश्री निपुन कुमारी 
पिता श्री सुरेन्द्र प्रसाद , 
ग्राम - भूपतिपुर , नियर 

न्यू बाईपास रोड , 
12 554621 

पो ० - ढेलवा , 
थाना रामकृष्णा नगर , 
जिला - पटना , बिहार , 

पिन -800020 

श्री रंधीर रमण 
पिता श्री राकेश रमण , 

ग्राम – अठकोनी , 
13 142474 पो ०+ थाना हिरम्मा 

तरियानी , 
जिला शिवहर , बिहार , 

पिन -843329 
श्रीमती सुशीला कुमारी 
पिता - श्री राजीव रंजन 
सिंह , द्वारा - सत्यदेव 

प्रसाद सिंह , 
14 312601 ग्राम + पो 0 - कमरगामा , 

थाना - संग्रामपुर , 
भाया तारापुर , 
जिला - मुंगेर , 
पिन -813221 
सुश्री वागीशा सिंह 
पिता श्री बिपिन 
बिहारी , पता - कृष्णा 

नगर , गोरक्षिणी , यादव 
15 487623 

धर्मशाला के नजदीक , 

पो ० - सासाराम , 

थाना - सासाराम , 
जिला - रोहतास , बिहार , 

पिन -821115 


01 


शिवहर 


18.10.95 


1130 


01 
सामान्य 


सामान्य 


( FFD ) 


मुंगेर 


05.12.80 


1314 


04– 

04 
अत्यन्त अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग 


रोहतास 


01.02.92 


1349 


05 
पिछडा वर्ग 


06 
पिछड़े वर्गों 
की महिला 


4 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 दिसम्बर 2021 


16 


335818 


बेगूसराय 


10.03.93 


1356 


04 

04– 
अत्यन्त अत्यन्त 
पिछडा वर्ग | पिछडा वर्ग 


02. 


02. 


17 


425573 


गया 


19.02.93 


1761 


अनुसूचित 
जाति 


अनुसूचित 
जाति 


18 


513474 


खगड़िया 


27.12.93 


1842 


04 

04 
अत्यन्त अत्यन्त 
पिछडा वर्ग | पिछडा वर्ग 


सुश्री रविना गुप्ता 
पिता श्री रविन्द्र कुमार 
गुप्ता , पता - ग्रीन विला . 
अम्बेडकर पथ , 

मुंगेरीगंज , 
थाना – बेगूसराय नगर , 

वार्ड नं0-33 , 
जिला – बेगूसराय , बिहार , 

पिन -851101 

श्री दीपक कुमार 
पिता - श्री ओम प्रकाश 
भारती , पता - देव शारदे 
सदन , ग्राम कंडी , 

पो ० - विथोशरीफ , 
जिला गया , बिहार , 

पिन -823003 
श्रीमती श्वेता सिन्हा 
पिता - श्री हरिनंदन 
प्रसाद , पति - श्री अमित 
कुमार , ग्राम + पो 0 - बैसा , 

थाना - परबत्ता , 
जिला - खगड़िया , बिहार , 

पिन -851212 
सुश्री संगीता कुमारी 
पिता श्री राजेन्द्र 

प्रसाद , 
पता – प्लॉट -1 / L - 4 , 

कांटी फैक्ट्री रोड , 
महात्मा गांधी नगर , 
पो ० - बहादुरपुर हाउसिंग 
कॉलनी , कंकड़बाग , 

पटना , बिहार , 
पिन -800026 
कुमारी सिया भारती 
पिता श्री अजीत कुमार , 

- 
पता - बाहरी बेगमपुर 

सीधे बाजार , 

पो o- बेगमपुर , 
थाना - बाईपास थाना , 
प्रखंड - पटना सदर , 

जिला - पटना , 

पिन -800009 
मो ० सरफराज अहमद 

पिता - मो 0 मुम्ताज 
अहमद , पता - वार्ड -07 , 
आजाद चौक , मेहसौल 

गोट , मेहसौल उर्फ 
रामपुर लक्ष्मी , सीतामढी . 

पिन -843302 


19 


567789 


पटना 


27.08.83 


1857 


02. 
अनुसूचित 
जाति 


02. 
अनुसूचित 
जाति 


20 


541541 


पटना 


16.06.94 


2259 


02. 
अनुसूचित 
जाति 


02. 
अनुसूचित 
जाति 


21 


138257 


सीतामढ़ी 


16.02.87 


2951 


04 
04 

अत्यन्त 
अत्यन्त 

पिछडा वर्ग 
पिछड़ा वर्ग | ( Disable 

d - VI ) 


, 


. 


5 


, 


स्थल 


- 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 21 दिसम्बर 2021 
( i ) सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति अधिसूचना निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर 
मुख्य सचिवालय स्थित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार , पटना में योगदान समर्पित करेंगे । निर्धारित अवधि में 
योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में 
उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है 

( i ) . सभी अभ्यर्थी फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । 

( iii ) . सभी नव नियुक्त पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग स्तरीय प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना 
सुनिश्चित करेंगे । प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम एवं 

की 

सूचना विभागीय 
वेब - साईट- www.Irc.bih.nic.in के माध्यम से दी जायेगी । 

( i ) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है । 

( ii ) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न सूचना 
पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा 
बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई 
भी की जाएगी । 

( iii ) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता 
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

( iv ) प्रत्येक अभ्यर्थी को फोटो युक्त नियुक्ति अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी , जिसे मूल रूप 
में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा । 

( v ) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा निर्गत संकल्प 
सं0–1919 दिनांक -18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान / प्रभार ग्रहण करते 
समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत 
स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

4. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

5. वित्त विभाग , बिहार , पटना के संकल्प सं0-1964 , दिनांक -21.08.2005 एवं पत्रांक -768 पे ० को 0 , 
दिनांक -03.07.2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे । 

6. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अधीन सेवारत हैं , योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे । 
अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य 
होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


, 


कंचन कपूर , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1018-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


